निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
( सं० पटना 442) पटना , सोमवार , 6 जून 2016 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा ) 


अधिसूचनाएं 

2 जून 2016 

बिहार गृह रक्षा वाहिनी ( संशोधन) नियमावली - 2016 
सं0 एल / एच०जी० - 2602 / 2015- 5269 — भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ – (1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी ( संशोधन) नियमावली, 2016 
कही जा सकेगी । 

(2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली , 1953 के नियम -11 में संशोधनः - उक्त नियमावली के नियम -11 के 
उप - नियम (1 ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है 

"(1) प्रत्येक गृह रक्षक स्वयंसेवक को , उनके नामांकन के पश्चात, निम्नांकित बिन्दुओं पर अधिकतम 120 दिनों 
की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा: 

I. हथियार अभ्यास सहित पैदल सेना अभ्यास; 
II. हथियार प्रशिक्षण; 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 जून 2016 
III. बंदूक चलाने की कला पाठ्यक्रम ; 
IV . नक्शा पढ़ना; 


होमगार्ड की वैधिक शक्ति ; 


VI . 


विधि - व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण ; 


रण कौशल ; 


VII . 
VIII. 


यातायात एवं भीड़ नियंत्रण; 


लाठी अभ्यास; 


संगीन प्रशिक्षण; 


सैन्य शिक्षा; 


योग एवं प्राणायाम ; 


XII. 
XIII . 


शारीरिक प्रशिक्षण एवं निहत्थी लड़ाई; 


XIV . 


तैराकी ; 


O 


xv . वितंतु प्रयोग; 
XVI . आपदा प्रबंधन के अधीन बाढ़, सुखाड़ , भूकंप, अग्निशमन के दौरान प्राथमिक उपचार एवं राहत कार्य ; 
XVII . ऐसे अन्य कर्तव्य जो इस नियमावली के नियम - 13 के अंतर्गत निर्धारित हैं । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह, 

सरकार के विशेष सचिव । 

2 जून 2016 
सं0 एल / एच०जी०- 2602 / 2015 - 5269 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड - 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त 
अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह, 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 2nd June 2016 
No. L /H .G .-2602/ 2015 -5269 — In the exercise of the powers conferred by the proviso 
to Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following rules to make amendments in the Bihar Home Guards Rules, 1953. 

1. Short title , extent and commencement; (1 ) These rules may be called the Bihar 
Home Guards (Amendment) Rules, 2016 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
(3 ) It will come into force immediately . 


Verno 


PER JGTC (31HTTPUT ) , 6 


lat 


2016 


2. Amendment in Rule - 11, of the Bihar Home Guards Rules, 1953 :- Subrule 
(1) of Rule - 11 of the said Rules shall be substituted by following: 

" (1) Every Home Guard volunteer shall , after his enrolment, shall be given 
training on the following points for a period of maximum 120 days : 

I. infantry drills including arms drills; 
II. weapon training; 


musketry course ; 


IV . 


map reading ; 


legal powers of Home Guards ; 


maintenance of law and order and crime control; 


m 


battle skill; 


VII. 
VIII. 


traffic and mob control; 


IX . 


lathi drill; 


X. 


XII . 
XIII . 


XIV . 


XV . 
XVI. 


bayonet training ; 
military education ; 
yoga and pranayam ; 
physical training and unarmed combat; 
swimming; 
wireless usage ; 
first aid and relief work during flood, drought, earthquake, fire under disaster 
management; 
such other duties as are prescribed under rule 13 of these rules .” 

By order of the Governor of Bihar , 

ARVIND KUMAR SINGH , 
Special Secretary to the Government. 


XVII . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Past JJC (3HTERUT ) 442 - 571 + 100 - stocłodtoj. 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


